रजिस्ट्री संडीएल - 33004/96 


REGD . NO . D . L.- 33004 / 96 


सत्यागपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ण - उप- खण्ड ( ii ) 
PART IT - Section 3 - Sub - section (i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 391 ] 
No. 391 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, जुलाई , 1996 / आषाढ़ 18 , 1918 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 9, 1996 /ASADHA 18 , 1918 


- 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

___ अधिसूचना 

नई दिल्ली, १ जुलाई, 1996 
का. आ . 489( अ ) - सर्वसाधारण की सूचमार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा मैसर्स जी. आई. सी . हाऊसिंग फाइनेंस 
लि . तृतीय मंजिल, यूनीवर्सल इन्श्योरेंस बिल्डिंग, सर पी . एम . रोड़, फोर्ट , बंबई - 400001 को आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के 
प्रयोजनार्थ करनिर्धारण वर्ष 1996 - 97 से 1998 - 99 तक के लिए हाऊसिंग फाइनेंस कम्पनी के रूप में अनुमोदित किया गया है । 

2. यह अनुमोदन इस शर्त पर किया गया है कि कंपनी आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( 1)( viii ) के उपबंधों के अनुरूप होगी और 
उनका अनुपालन करेगी । 

[ अधिसूचना सं. 10144/ फा . सं . 204 /12/ 96 - आयकर नि .- III 

मालथी आर. श्रीधरन , अवर सचिव ( आयकर नि.-II ) 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th July, 1996 
S. O , 489 (E ). -- It is notified for general information that M /s.GIC Housing Finance Ltd ., 3rd Floor,Universal Insur 
anco Building, Sir P. M . Road , Fort, Bombay- 400001, have been approved by the Central Government as a Housing Finance 
Company for the purposes of Section 36 (1) ( vlü ) of the Incomo-tax Act, 1961, for the assessmont years 1996 -97 to 1998 -99. 

2 . The approval is subject to the condition that the company will conform to and comply with the provisions of section 
36( 1 ) ( viii ) of the Income -tax Act , 1961. 

[ Notification No . 10144/ F. No. 204 / 12 /96/ITA-II] 

MALATHI R. SHREEDHARAN, Under Secy . ITA-II ) 
1669GI/ 96 


Protod by the Manager, Covt of India Prora, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi-110064 

and Published by the controller of Publication. Dolhi- 110034 - 1996 


